( RAL 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

18 वैशाख , 1937 ( श० ) 
संख्या 2 90 राँची, शुक्रवार 

8 मई, 2 0 15 ( ई० 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


22 अप्रैल, 2015 


संख्या- 1/ पी0 -101/ 2010 का . . 3710 -- निदेशक , माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मनीष रंजन, भा . प्र. से. ( झाः2002 ) अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक निदेशक , 
झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आभा काँशी, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 2 90 – 50 | 


